PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ., FEB. 21 , 1995 (PHGN. 2, 1916 SAKA) 


157 


लोकनिर्माण विभाग 
भवन एवं सड़क शाखा 


गुरुगांवा सर्कल 


। 


- 


- 


- 


दिनांक 21 जुलाई , 1994 
सं ० 28- GA-87- D / 13.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि भूमि सरकार द्वारा सार्व 
जनिक खर्च पर किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये नामता : बोड़ी खोटी पुनाहाना रोड से लोहीन्गा खुर्द सड़क बार तहसील 
फिरोजपुर झिरका जिला गुड़गांवा के लिये अपेक्षित है, एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित 
भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 

यह घोषणा 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिये है जिनसे 
यह सम्बन्धित है और उक्स अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अभिग्रहण कालक्टर, लोक निर्माण विभाग , 
भवन तथा मार्ग शाखा, गडगांवा को एतदद्वारा उक्त भूमि अभिप्रहित करने का आदेश लेने के लिये निदेश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे को भूमि अभिग्रहिण कलेक्टर, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा, कार्यकारी इंजीनियर 
प्रोवीजनल, डिविजन नंह के कार्यालय में देखा जा सकता है । 

विशिष्ट विवरण 


- 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


हदबस्त 


क्षेत्र एफड़ों में / 


रकबा 
एकड़ों में 


खसरा नम्बर 


गुड़गांवा फिरोजपुर झिरका बादिद 


145 


2.01 


5 


. 


21/1, 21/2, 22/1, 22/2 , 23, 24/1 , 24/2 
25/1 


6 


9 


25 


5 , 6 , 


15/2, 


16, 25, 


26 


10 


3. 


4/1 , 5/1, 10, 


1 , 2 , 
20 , 21 


11/1, 11/2, 


20 


21 


- 


1 , 10 


15 , 


17. 


5 , 6 , 
24 


22 , 


23 


101 


2/1, 2/2, 10, 11 


गुड़गांवा 


लोहिना , 


144 


2.04 


: 


खुद 


जोड़ 


4.05 


15, 16 , 25/1 , 25/2 


9 


11 


11 , 20 


4/2, 5, 6 , 7, 14/1, 14/2, 17, 18, 
23/1 , 23/2 


18 


3/1 , 3/2, 8, 22 


( हस्ताक्षर ) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
गुड़गांवा सर्कल, लोक निर्माण विभाग 
भवन तया मार्ग शाखा , गुड़गांवा । 


